Regd . No . CHD/ 0093/ 2015 - 2017 


सत्यमेव जयते 


OM 


Pun 


INA.X 


GOV 


OF 


FHAS 


Haryana Government Gazette 

EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No . 11 - 2017/ Ext. ] CHANDIGARH, WEDNESDAY , JANUARY 18, 2017 ( PAUSA 28, 1938 SAKA) 


हरियाणा सरकार 
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग 

अधिसूचना 

दिनांक 18 जनवरी , 2017 
संख्या 124 - कृषि. II ( 3) - 2017 / 534. - भाण्डागार निगम अधिनियम, 1962 (1962 का केन्द्रीय अधिनियम 58 ) की धारा 
42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से हरियाणा राज्य भाण्डागार निगम , इसके 
द्वारा, हरियाणा भाण्डागार निगम ( अधिकारी और अमला) विनियम 1994 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम 
बनाते हैं , अर्थात् : 
1. ये विनियम हरियाणा राज्य भाण्डागार निगम ( अधिकारी और अमला ) संशोधन विनियम , 2016 कहे जा सकते हैं । 
2. हरियाणा राज्य भाण्डागार निगम ( अधिकारी और अमला) विनियम 1994 (जिन्हें इसके बाद उक्त विनियम कहा गया है ) 
में , विनियम 8 में , उप विनियम (1 ) में : 
( क ) खण्ड ( क - क ) के बाद, निम्नलिखित खण्ड ( क – क क ) रखा जाएगा, अर्थात् : 

( क - क क ) अधीक्षक अभियंता ( सिविल) की दशा में - 
(i) निगम के कार्यकारी अभियंता से पदोन्नति द्वारा; या 

लोक निर्माण विभाग ( भवन एवं सड़क ) या अन्य दूसरे राज्य सरकार के बोर्ड / निगम से प्रतिनियुक्ति 

द्वारा; या 

( iii ) दोनों प्रक्रियाओं द्वारा उम्मीदवार के न मिलने पर सीधी भर्ती द्वारा ; 
3. उक्त विनियमों में , परिशिष्ट " क " में : 
( क ) खाना 1, 2 , 3, 4, 5 के नीचे, क्रम संख्या 1, 1 - क क , 9 , 10 , 23 तथा 24 तथा उसके सामने विद्यमान 

प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उनके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी 

अर्थात् : 
क्रम पदनाम वर्गीकरण पदों की 

पद का वेतनमान 
संख्या 

संख्या 


सचिव 


पी. बी . 3 
रु0 15600 - 39100 + रु0 7600 

ग्रेड वेतन 


( 137 ) 


138 


HARYANA GOVT . GAZ. ( EXTRA.), JAN. 18, 2017 (PAUS. 28 , 1938 SAKA ) 


पदनाम 


वर्गीकरण 


क्रम 
संख्या 


पदों की 
संख्या 


पद का वेतनमान 


अधीक्षक अभियंता (सिविल ) | 

पी. बी . 4 
( क क ) 

रु0 37400 - 67000 + रु0 8700 

ग्रेड वेतन 
उपमंडल अभियंता (सिविल) | 

पी . बी . 2 
9300 - 34800 + 5400 

ग्रेड वेतन 
23 । कनिष्ठ अभियंता ( सिविल ) | 

पी . बी . 2 
9300 - 34800 + 3600 

ग्रेड वेतन 

पी . बी . 2 
9300 - 34800 + 4000 

ग्रेड वेतन 
(15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ) 

___ पी .बी. 2 

9300 - 34800 + 5200 
( 18 वर्ष की नियमित एवं सन्तोषजनक सेवा पूर्ण 
करने पर कनिष्ठ अभियंता (सिविल) को अतिरिक्त 
उपमण्डल अभियन्ता ( सिविल ) के रूप में 

पदाचिन्हित किया जायेगा ) 
कनिष्ठ अभियंता (विद्युत ) ____ III 

पी. बी . 2 
9300 - 34800 + 3600 ग्रेड वेतन 

पी . बी . 2 
9300 - 34800 + 4000 ग्रेड वेतन 
(15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर ) 

__ पी. बी . 2 

9300 - 34800 + 5200 
(18 वर्ष की नियमित एवं सन्तोषजनक सेवा पूर्ण 

करने पर कनिष्ठ अभियंता को अतिरिक्त 
उपमण्डल अभियन्ता (विद्युत ) के रूप में 

पदाचिन्हित किया जायेगा ) 
4 . उक्त विनियमों में , परिशिष्ट " ख में : 
( क ) खाना 1, 2 तथा 5 के नीचे, क्रम संख्या 1क , तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या 

तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी जायेंगी, अर्थात् : 
क्रम पदनाम 

सीधी भर्ती के सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति के लिए पदोन्नति के लिए 
संख्या लिए आयु सीमा शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव, यदि कोई | शैक्षणिक अर्हताएं और 

अनुभव, यदि कोई 
हो । 


हो । 


5 


1 - 


क 


क 


अधीक्षक 
अभियंता 
(सिविल ) 


( i) कार्यकारी अभियंता 
के रूप में आठ साल 
का अनुभव । 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), JAN . 18 , 2017 (PAUS. 28 , 1938 SAKA ) 

139 
5 . उक्त विनियमों में , परिशिष्ट " ग " में खाना 1, 2, 3, 4 , 5, 6 तथा 7 के नीचे, क्रम संख्या 1क , तथा उसके सामने 
प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ रखी जायेंगी, अर्थात् : 
क्रम संख्या पदनाम नियुक्ति । शास्तियों का | शास्तियां लगाने के लिए प्रथम अपील द्वितीय अपील 
प्राधिकारी | स्वरूप 

सशक्त प्राधिकारी प्राधिकारी प्राधिकारी 


3 


6 


1 - 


क 


क 


कार्यकारी समिति 


निदेशक मण्डल 


सरकार 


अधीक्षक । कार्यकारी । बड़ी शक्तियां 
अभियंता । समिति 
(सिविल ) 


छोटी शक्तियां 


प्रबन्ध निदेशक 


| कार्यकारी समिति निदेशक मण्डल 


डॉ० अभिलक्ष लिखी, 
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार , 
कृषि तथा किसान कल्याण विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 
AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE DEPARTMENT 

Notification 

___ The 18th January, 2017 
No. 124 - Agri- II (3 )- 2017/534. — In exercise of powers conferred by Section 42 of the Warehousing 
Corporation Act, 1962 ( Central Act 58 of 1962 ), and all other powers enabling him in this behalf and with the 
previous sanction of the State Government, the Haryana State Warehousing Corporation hereby makes the following 
regulations further to amend the Haryana Warehousing Corporation (Officers and Staff ) Regulations, 1994 namely : 
1 . These regulations may be called the Haryana State Warehousing Corporation (Officers & Staff) Amendment 
Regulations, 2016 . 
2 . In the Haryana State Warehousing Corporation (Officers and Staff) Regulations , 1994 (hereinafter called the 
said regulations ), in regulation 8 , sub -regulation (1) : 
(a ) after clause (a -a ), the following clause (a -aa ) shall be inserted , namely : 

(a - aa ) in the case of Superintending Engineer (Civil) - 
(i) by promotion from Executive Engineer of the Corporation ; or 
( ii ) by deputation from PWD ( B & R ) or any other State Government Board /Corporation . 

(iii) Failing both above, by direct recruitment. 
3. In the said regulations, in Appendix - A of regulation - 3( 1 ) 
( a ) exiting entries against Sr. No .; 1, 1 - AA, 9 , 10 , 23 & 24 under column No. 1, 2, 3, 4 & 5 respectively 

shall be substituted with the following entry : 
Designation of Classification of No . of Post 

Scale of pay of the post 
Posts 

Post 


Sr. 
No . 


Secretary 


PB- 3 15600- 39100 + GP Rs. 7600 


1 - AA 


PB - 4 


Superintending 
Engineer (Civil) 


Rs. 37400 -67000 + GP Rs. 8700 


PB- 2 Rs. 9300- 34800 + GP Rs. 5400 


Sub Divisional 
Engineer ( C ) 


23 


III 


PB- 2 Rs.9300 - 34800 + GP Rs. 3600 


Junior Engineer 

( C ) 


140 


HARYANA GOVT. GAZ . (EXTRA .), JAN . 18 , 2017 (PAUS. 28 , 1938 SAKA) 


Sr. 


No . of Post 


Designation of 

Posts 


Classification of 

Post 


Scale of pay of the post 


No. 


PB - 2 


9300 - 34800 + GP Rs. 4000 ( on 
completion of 15 years service) 

PB -2 
9300 - 34800 JE ’s after completion of 18 
years of regular & satisfactory service 
will be designated as Additional Sub 

Divisional Engineer. 


24 


Junior Engineer 

( E ) 


PB - 2 
Rs. 9300 - 34800 + GP Rs. 3600 . 

PB - 2 
Rs. 9300 - 34800 +GP Rs. 4000 (on 

completion of 15 years service ) 
Rs. 9300 - 34800 + GP Rs. 5200 ( JE s after 

completion of 18 years of regular and 
satisfactory service will be designated as 

Additional Sub - Divisional Engineer. 


4 . In the said regulation , in Appendix – B of regulation 6 - 
(a) under column 1, 2 and 5 after serial number 1A and entries there against, the following serial number 

and entries there against shall be inserted respectively , namely : 
S .No . Designation Age Limit for 

Academic Qualification and Qualification and 
direct recruitment Experience, if any , for direct experience, if 
recruitment or deputation 

any, for 
promotion . 


1 - AA 


Superintending 
Engineer ( Civil) 


8 years 
experience as 

XEN . 


5 . 


In the regulations , for Appendix – C of regulation 15 : 
(b ) Under column 1, 2 , 3, 4 , 5 , 6 and 7 after S.No. 1A and entries there against, the following S.No. and 

entries there against shall be inserted , namely : 
S .No. Designation of Appointing Nature of Authority 

First 

Second 
Post Authority Penalty empowered to Appellate Appellate 

impose penalty Authority Authority 


1 - AA 


Superintending 
Engineer (Civil ) 


Executive 
Committee 


Major 
Penalties 


Executive 
Committee 


Board of 
Directors 


Government 


Minor 
Penalties 


Managing 
Director 


Executive 
Committee 


Board of 
Directors 


DR . ABHILAKSH LIKHI, 
Principal Secretary to Government, Haryana, 
Agriculture and Farmers Welfare Department. 


54947 — C .S . - H .G . P ., Chd . 


